निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आषाढ़ 1940 ( श0 ) 
( सं0 पटना 666) पटना, बुधवार , 18 जुलाई 2018 


सं० 3ए - 2- वे. पु० - 07 / 2018- 5388/ वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

16 जुलाई 2018 
विषयः- बिहार परिधापक ( ड्रेसर ) संवर्ग के पदों का दिनांक 01 .01 . 2016 के प्रभाव से 

पुनरीक्षित वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन स्तर की स्वीकृति के संबंध में । 

राज्य वेतन आयोग द्वारा बिहार परिधापक ( ड्रेसर ) संवर्ग के मूल कोटि पद के लिए वेतन स्तर -2 , 
प्रथम प्रोन्नत स्तर के लिए वेतन स्तर -3 तथा द्वितीय प्रोन्नति स्तर के वेतन स्तर -4 की अनुशंसा की गई है । 
राज्य वेतन आयोग द्वारा यह भी अनुशंसा की गई है कि बिहार परिधापक संवर्ग के अंतर्गत मूल कोटि सहित 
त्रि - स्तरीय पदीय संरचना विहित किया जाए तथा इस निमित प्रशासी विभाग कैडर रिव्यू करे। 

2. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या - 301 , 
दिनांक 12/01/ 2018 के द्वारा बिहार परिधापक संवर्ग ( संशोधन ) नियमावली , 2018 अधिसूचित किया गया है । 
उक्त नियमावली के द्वारा बिहार परिधापक संवर्ग के अन्तर्गत मूल कोटि सहित त्रि - स्तरीय पदीय संरचना विहित 
किया गया है । 

3. दिनांक 01. 01. 2016 के प्रभाव से परिधापक ( ड्रेसर ) पद का पुनरीक्षित वेतन स्तर स्वीकृत नहीं 
किया जा सका है । बिहार परिधापक संवर्ग ( संशोधन ) नियमावली, 2018 के अधिसूचित हो जाने के फलस्वरूप 
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार परिधापक संवर्ग के पदों का दिनांक 01.01. 2016 के 
प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन स्तर की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष 
विचाराधीन है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 18 जुलाई 2018 
4. अतः सम्यक् विचारोपरांत बिहार परिधापक संवर्ग के निम्नलिखित पदों का पुनरीक्षित वेतन स्तर 
दिनांक 01. 01. 2016 के प्रभाव से निम्नरूपेण स्वीकृत किया जाता है 
पदनाम 

कोटि 

वेतन स्तर 
परिधापक मूल कोटि 

वेतन स्तर - 2 
वरीय परिधापक प्रथम सोपान 

वेतन स्तर - 3 


परिधापक पर्यवेक्षक 


द्वितीय सोपान 


वेतन स्तर - 4 


उक्त पदीय वेतन स्तर अन्य विभागों के परिधापक संवर्ग के संदर्भ में भी प्रभावी होगा । किन्तु 
जिन विभागों में परिधापक संवर्ग नियमावली गठित नहीं है अथवा प्रोन्नति का पदसोपान विहित नहीं है , उन 
विभागों के अंतर्गत मात्र परिधापक ( मूल कोटि ) पद के लिए वेतन स्तर - 2 अनुमान्य होगा । 

उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 3590 , दिनांक 
24.05. 2017 के आलोक में किया जाएगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव (व्यय )। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 666-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic. in 


